रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सामाजगाने 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 1163] 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मई 29 , 2014 / ज्येष्ठ 8 , 1936 
No. 1163] 

NEW DELHI, THURSDAY,MAY 29, 2014 /JYAISTHA 8 , 1936 

पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन स्कंध) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 मई, 2014 
का . आ . 1408 ( अ ). - सार्वजनिक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण दिनांक 5 जून 1996 में प्रकाशित भारत सरकार, पोत 
परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) की अधिसूचना संख्या का . आ . 757 ( अ) दिनांक 26 नवंबर, 2013 की अधिसूचना के अधिक्रमण में , 
केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी को हल्दिया डॉक कॉम्पलैक्स, कोलकाता 
पत्तन न्यास के भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजन से 
संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी दी गई शक्तियों का उपयोग करेंगे तथा , उक्त तालिका के 
कॉलम ( 2 ) में संबंधित अधिकारी क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा 
अधिकारी को सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे । 


अधिकारी का नाम एवं पदनाम 


(i) श्री पी. के . दास 
वरिष्ठ उपप्रबंधक, कार्मिक एवं 
औद्योगिक संबंध प्रभाग , हल्दिया डॉक 
परिसर 


तालिका 
सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां और 

कार्यकाल 
अधिकार क्षेत्र की सीमाएं 

( 3 ) 
हल्दिया / तामलुक उप - मंडल के निम्नलिखित 
मौजास में कोलकाता पत्तन न्यास के स्वामित्व , 
नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत सभी भूखंड और पांच वर्ष की अवधि के लिए 
परिसर जिलाः पूर्वा मिदनापुर, पश्चिम बंगाल अथवा जब तक सेवा में रहते हैं , 
तौज़ी संख्या 34 बी 2 में शामिल 

जो भी पहले हो । 
(i) कुमारचक , दुर्गाचक, खंजनचक , जादवचक , 
किस्मत धन्यघाटा, बार्ड धन्यघाटा ( भाग - I), 
तेन्तुलबेरिया, देभोग , हातीबेरिया , रायरायान्चक, 
दक्षिन 

बैस्नाबाचक , किशोरपुर, 
अनारनगर,सदरामचक , और 
(ii ) गौरीचक, बंदाबनचक , उत्तर शिशुरामचक , 


( ii ) श्री पी. दास गुप्ता, 
वरिष्ठ उपप्रबंधक , अवसरंचना एवं 
नागरिक सुविधाएं प्रभाग , हल्दिया डॉक 
परिसर 


(iii) श्री एस. के . सहारे 


2231 GI/2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


वरिष्ठ उपप्रबंधक, शिपिंग एवं कार्गो | बिजेयरामचक, बारकुमारचक, नन्दकिशोरचक , 
संभलाई प्रभाग, हल्दिया डॉक परिसर जगतचक , पातीखली, मुरलीचक , चिरंजीबपुर , 

बारधन्यधाटा (भाग - II ), सम्भुरामचक बिरकाटचक , 
भीमारचक , गिलाबेरे, श्यामरेचक , पूर्बा 
राधाबल्लवचक , उत्तर भोलानाथचक , गदाधारचक , 

सीतारामचक , दक्षिण हुलापारा , 
( iv) श्री ए. दास , 

दान्दुत्तेरचक , प्रांकृष्नाचक , दक्षिण रामचक , गोकुल | पांच वर्ष की अवधि के लिए 
वरिष्ठ उपप्रबंधक , प्रशासन प्रभाग , 

| मिसरीचक , तारामोनीचक , संदियारचक, सौतनचक , | अथवा जब तक सेवा में रहते हैं , 
हल्दिया डॉक परिसर 

रामरूद्रचक , चकतारयन , बृन्जनाथचक , | जो भी पहले हो । 
परियारचक , राजाचक , कारेरचक , रामसुन्दरचक , 
महाप्रभुचक , बिम्बाधार पुजारीचक , चापरासीचक , 
सीतलारचक , मथुरेशचक, बकशीरचक , 
राधाकान्ताचक , 

छितन्या –मिसरीरचक , 
पट्टनायकचक, बारसन्दिया , बिशनुरामचक ( सभी 

पूर्ण रूप से अधिगृहीत ), और 
( v) श्री पी . बारला , उपप्रबंधक, प्रशासन (iii ) सल्लूक्खली, रूपनारायनचक , और 
प्रभाग , हल्दिया डॉक परिसर 

(iv ) केदारपुर , उत्तर चन्चिरा, दक्षिण चन्चिरा 

( सभी आंशिक रूप से अधिग्रहीत ) 
2. उपयुक्त नियुक्तियां सरकारी गजट में अधिसूचना के प्रकाशित करने की तारीख से प्रभावी होंगी । 


[ फा . सं. ए - 12011 / 3 / 2013 - पीई - II ] 

एन. मुरूगानन्दम , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th May, 2014 
S . O . 1408 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the Government of India, Ministry of Shipping 
( Ports Wing ), Notification No. S. O . 757 ( E ) published in the Gazette of India, Extraordinary dated 26th November, 
2013 , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in Column ( 1 ) of the Table below , being the 
officers of the Haldia Dock Complex , Kolkata Port Trust, equivalent to the rank of Gazetted Officers of the 
Government of India , to be Estate Officers for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the 
powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act within the local 
limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in the entry in column (2) of the said table . 

TABLE 


Name & Designation of the Officer 


Tenure 


(i) Shri P . K . Das, 

Senior Deputy Manager, 
Personnel & Industrial 
Relation Division , Haldia 
Dock Complex. 


Categories of Public Premises and local limits of 
jurisdiction 

( 2 ) 
All lands and premises belonging to and under the 
ownership , control and management of Kolkata Port Trust 
in the following Mouzas of Sub -Division Haldia / Tamluk , 
District: Purba Midnapore, West Bengal covered by Touzi 
No .34 B2 : 


( ii ) Shri P . Dasgupta, 

Senior Deputy Manager , 


(i) Kumarchak, Durgachak , Khanjanckak, Jadavchak , For a period of 
Kismat Dhanyaghata, Bard Dhanyaghata ( Part-I), | five years or 
Tentulberia, Debhog , Hatiberia, Rayrayanchak, Dakshin | till they 


[ T II - quc 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Baisnabchak , Kishorepur , Anarnagar, Sadaramchak , and 


in 


Infrastructure & Civic 
Facilities Division, Haldia 
Dock Complex . 


remain 
service , 
whichever 
earlier. 


is 


( iii) Shri S . K . Saharay, 

Senior Deputy Manager , 
Shipping & Cargo 
Handling Division , 
Haldia Dock Complex . 


(ii) Gourichak , Brindabanchak , Uttar Sishuramchak , 
Bijayramchak , Barkumarchak , Nandakishorchak , 
Jagatchak , Patikhali , Muralichak , Chiranjibpur, 
Bardhanyaghata ( Part- II ), Sambhuramchak , Birkatchak , 
Bhimarchak , Gilabere, Shyamraychak , Purba 
Radhaballavchak , Uttar Bholanathchak , Gadadharchak , 
Sitaramchak , Dakshin Hulapara, 


(iv ) Shri A . Das 

Senior Deputy Manger, 
Administration Division , 
Haldia Dock Complex 


Dandutterchak , Prankrishnachak , Dakshin Ramchak , 
Gokul Misirirchak , Taramonichak , Sandiarchak , 
Sautanchak , Ramrudrachak , Chakataryan , 
Bishnathdutterchak , Ratnagudarchak , Brajanathchak , 
Pariyarchak , Rajarchak , Karerchak , Ramsunderchak , 
Mahaprabhuchak , Bimbadhar Pujarichak , Chaprasichak , 
Sitalarchak , Mathureshchak , 

Bakshirchak , 
Radhakantachak , Chhitanya -Misirirchak , Pattanayakchak , 
Barsandia , Bishnuramchak , (all acquired in full ), and 


For a period of 
five years or 
till they 
remain in 
service 
whichever is 
earlier. 


(iii ) Salukkhali, Rupnarayanchak , and 


( v ) Shri P . Barla 

Deputy Manager , 
Administration Division , 
Haldia Dock Complex 


(iv ) Kedarpur, Uttar Chanchira , Dakshin Chanchira (all 
acquired in part ) 


2 . The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the OfficialGazette . 


[ F . No. A - 12011 / 3 /2013-PE -II ] 
N . MURUGANANDAM , Jt.Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


